रजिस्ट्री संडी एल. - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


। 


भाग I - खण्ठ 1 
. PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


IN 


5 


- 


- 


- 


- 


सं . 188 ] 
No. 188] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जुलाई 18, 2002/ आषाद 27 , 1924 
NEW DELHI, THURSDAY , JULY 18, 2002/ ASADHA 27, 1924 


वित्त मंत्रालय 
( आर्षिक कार्यविभाग ) 
( बजट प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2002 
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले माण्ड 2017 की बिक्री के 

लिए नीलामी - शरिपत्र 
एफ . सं. 4( 9 ) डब्ल्यू एण्ड एम/ 2002 . - भारत सरकार 
एतद्वारा वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. - एफं . सं. - 4 ( 9 ) डब्ल्यू एण्ड 
एम/ 2002 दिनांक 29 जून, 2002 ओ भारत सरकार के अस्थायी दर 
वाले बाण्ड - 2017 की बिक्री से सबंधित हैं , में निम्नलिखित संशोधन 
करती है । 

अधिसूचना के पैराग्राफ 7( v) में , पहले दो वाक्यों 

"दिनांक 2 जनवरी, 2002 को ब्याज के भुगतान की आधार दर 
6 .50 प्रतिशत होगी । तदनुसार दिनांक 1 जनवरी, 2002 को समाप्त 
अर्धवर्ष के लिए लागू ब्याज की दर नीलामी में निर्धारित विस्तारित दर के 
साथ 6.50 प्रतिशत होगी । " 

के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रखे जाएंगे : 

" दिनांक 2 जनवरी , 2003 को व्याज के भुगतान की आधार दर 
6 .50 प्रतिशत होगी । तदनुसार दिनांक 1 जनवरी, 2003 को समाप्त 
अर्धवर्प के लिए लागू ब्याज की दर नीलामी में निर्धारित विस्तारित दर के 
साथ 6. 50 प्रतिशत होगी । 

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से 

धीरेन्द्र स्वरूप, अपर सचिव 
2287 GI/ 2002 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

( BUDGET DIVISION) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th July, 2002 
Auction for Sale of Government of India Floating Rate 

Bonds, 2017 -Corrigendum 
E. No. 4 (9) W & M /2002. — The Government of India 
hereby makes following amendment to the Ministry of 
Finance Notification F. No. 4 (9 )- W & M /2002 dated June 28 , 
2002 relating to the issue of Government of India Floating 
Rate Bonds, 2017. 

In Paragraph 7( v) of the Notification the first two 
sentences 

" The base rate for payment of interest on January 2 , 
2002 will be 6.50 per cent. Accordingly, the rate of interest 
applicable for hall -year ending January 1, 2002. shall be 
6 . 50 per cent plus the sprcad determined in the auction ." 

shall be replaced by the following 

" The base rate for payment of interest on January 2 , 
2003 will be 6 .50 per cent. Accordingly, the rate of interest 

applicable for half- year ending January 1 , 2003 shall be 
__ 6. 50 per cent plus the spread determined inthe auction. " 

By Order of the President of India 

D . SWARUP , Addl. Secy . 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 . 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


